रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/99 


सं . 3594 ] 
No. 3594 ] 


- 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


yeyjar 

P 


5428 GI / 2022 


सत्यमेव जयते 

का 


सी . जी . डी . एल . -अ . - 12082022-238054 


CG - DL - E - 12082022-238054 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. -33004/99 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , अगस्त 11 , 2022 / श्रावण 20 , 1944 

NEW DELHI , THURSDAY , AUGUST 11 , 2022 / SHRAVANA 20 , 1944 


शिक्षा मंत्रालय 
( उच्चतर शिक्षा विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 5 अगस्त , 2022 

का . आ . 3762 ( अ ) . – केन्द्र सरकार द्वारा , सुशासन के लिए आधार प्रमाणीकरण ( सामाजिक कल्याण , नवाचार , ज्ञान ) 
नियम , 2020 के नियम 5 के साथ पठित आधार ( वित्तीय और अन्य सहायिकियों , प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित 
परिदान ) अधिनियम , 2016 ( यथा - संशोधित ) की धारा 4 की उप - धारा ( 4 ) के खंड ( ख ) के उप - खंड ( ii ) के अनुसरण में 
शिक्षा मंत्रालय , उच्चतर शिक्षा विभाग को प्राधिकृत किए जाने पर , एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि संयुक्त प्रवेश बोर्ड 
( जेएबी ) को आईआईटी में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा ( एडवांस्ड ) के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के 
प्रमाणीकरण के प्रयोजनार्थ , स्वैच्छिक आधार पर , आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति प्रदान की जाती है । 


संयुक्त प्रवेश बोर्ड ( जेएबी ) आधार प्रमाणीकरण के उपयोग के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा यथा - निर्धारित दिशा 
निर्देशों का पालन करेगा । 


( 1 ) 


, 


[ फा . सं . 28-8 / 2017 - टीएस -1 ( भाग 1 ) ] 

राकेश रंजन , अपर सचिव 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


MINISTRY OF EDUCATION 

( Department of Higher Education ) 
NOTIFICATION 

New Delhi , the 5th August , 2022 


[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 


S.O. 3762 ( E ) . In pursuance of sub - clause ( ii ) of clause ( b ) of sub - section ( 4 ) of section 4 of the 
Aadhaar ( Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies , Benefits and Services ) Act , 2016 ( as 
amended ) read with rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance ( Social Welfare , 
Innovation , Knowledge ) Rules , 2020 , the Ministry of Education , Department of Higher Education , having 
been authorized by the Central Government , hereby notifies that the Joint Admission Board ( JAB ) is 
allowed to perform Aadhaar authentication , on voluntary basis , for the purpose of authentication of 
candidates appearing for Joint Entrance Examination ( Advanced ) for admission in IITs . 


The Joint Admission Board ( JAB ) shall adhere to the Guidelines with respect to use of Aadhaar 
authentication as laid down by the Central Government . 


[ F. No. 28-8 / 2017 - TS - 1 ( Pt.1 ) ] 
RAKESH RANJAN , Addl . Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


VERMA 

MANOJ KUMAR 
Digitally agned by MANOJ KUMAR 
VERMA 

Date 202208 12 20:24:58 +05 : 30 


